रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


. . . 


. ..: 


REGD. NO . D . LI33004 /99 


. 


, 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II खण्ड4 . . 
, PART III - Section4. 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 3, 2007 / पौष 13, 1928 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JANUARY 3, 2007/PAUSA 13 , 1928 


- - - 


- 


- 


-- 


. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
: 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 

- मुम्बई, 2 जनवरी 2007 . . . . 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( केन्द्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण ) , 

विनियम , 2003 का निरसन करने वाली अधिसूचना 
. सं. 11/ एलसी/ जी एन / 2007 / 1406 .- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, . . 
1992 (1992 का 15 ) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा तारीख 21 अगस्त, 2003 की भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड की अधिसूचना संख्या का . आ . 954( अ ) के अधीन, भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-II , खण्ड 3 , उप - खण्ड ( ii ) में 
प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( केन्द्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण ), विनियम, 2003 को तुरन्त प्रभाव से निरसित करता है : 

परन्तु यह कि ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा 
(i) उक्त विनियमों का पूर्व प्रवर्तन अथवा उसमें कोई बात जो की गई या जिसके किए जाने का लोप किया गया था जो होने 

दी गई ; या 
(ii ) उक्त विनियमों के अधीन अर्जित या प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार , विशेषाधिकार , बाध्यता या दायित्व ; या 
(iii ) उक्त विनियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति , समपहरण या दंड ; या 
( iv ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार , बाध्यता , दायित्व , शास्ति , समपहरण या दंड की बाबत कोई अन्वेषण , 

कानूनी कार्यवाहियाँ या उपचार ; 
... और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, चालू रह सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और कोई 

ऐसी शास्ति , समपहरण या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त विनियमों का निरसन नहीं हुआ था : 
. परन्तु यह और कि उक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण ऐसे निरसन पर विघटित हो जाएगा , 
और पारिणामिक रूप से 

(i) ऐसे निरसन के ठीक पहले केन्द्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्त और पद 

धारण करने वाले सभी व्यक्ति ऐसे निरसन पर अपने पद रिक्त कर देंगे ; . . .. 


50 GI/ 2007 


...:"..-.--- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part III SEC .4 ) 


(ii) ऐसे व्यक्ति पद हानि के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने के हकदार नहीं होंगे ; 
(iii ) केन्द्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण द्वारा प्राप्त, या कोई अग्रिम रूप में दी गई समस्त अतिशेष धनराशि , ऐसे निरसन पर , बोर्ड 

को अंतरित और में निहित हो जाएगी ; 
( iv ) समस्त संपत्ति चाहे किसी भी किस्म की हो , केन्द्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण द्वारा स्वामित्वाधीन हो , या में निहित हो , ऐसे 
___ निरसन पर , बोर्ड को अंतरित और में निहित हो जाएगी ; और 
( v ) केन्द्रीय सूचीबद्धता प्राधिकरण द्वारा उपगत समस्त दायित्व और बाध्यताएँ चाहे किसी भी प्रकार की हों , ऐसे निसरन पर , 
बोर्ड के दायित्व या बाध्यताएँ समझी जाएंगी । 

एम. दामोदरन , अध्यक्ष 
[ fasil44 III/IV /SATUR41/ 695 / 06 ] 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 2nd January, 2007 
Notification repealing the Securities and Exchange Board of India 

(CentralListing Authority) Regulations, 2003 
No . 11 /LC /GN /2007 / 1406 . - In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange 
Board of India Act, 1992 ( 15 of 1992 ), the Securities and Exchange Board of India hereby repeals with immediate effect the 
Securities and Exchange Board of India (Central Listing Authority ) Regulations, 2003 published in Part- II , Section 3 , Sub 
section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, under notification of the Securities and Exchange Board of India number 
S. O . 1954 (E ) dated the 21stAugust , 2003 : 

Provided that such repeal shall not affect - - 

(i) the previous operation of the said regulations or anything done or omitted to be done or suffered therein ; 


Or 


(ii) any right, privilege , obligation or liability acquired or accrucd or incurred under the said regulations; or 
(ii) any penalty , forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said 

regulations; or 
( iv ) any investigation , legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege , obligation , liability, 

penalty , forfeiture or punishment as aforesaid ; 
and any such investigation , legal proceeding or remedymay be instituted , continued or enforced and any such penalty , 
forfeiture or punishment may be imposed as if the said regulations had not been repealed : 

Provided further that the Central Listing Authority established under regulation 3 of the said regulations shall 
stand dissolved upon such repeal, and consequentially 

(i) all persons appointed as President or Vice -President or Members of the Central Listing Authority and 

holding office immediately before such repeal shall vacate their office upon such repeal; 
(ii) such persons shall not be entitled to claim any compensation for loss of office; 
(i ) the balance of all monies received by, or advanced to the Central Listing Authority shall, upon such 

repeal, stand transferred to and vest in the Board ; 
( iv ) all property of whatever kind owned by , or vested in , the Central Listing Authority , shall , upon such 

repeal, stand transferred to and vest in the Board ; and 
(v) all liabilities and obligations ofwhatever kind incurred by the CentralListing Authority shall, upon such 
repeal,be deemed to be the liabilities or obligations of the Board . 

M . DAMODARAN , Chairman 
[ADVT. III/ IV /Exty ./69 ZB /06 ] 


. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


